श 


शास 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य प्र 


ना 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 51 ] 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2012 - अग्रहायण 30, शक 1934 


भाग २ 
स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश 


उमरिया , दिनांक 19 नवम्बर 2012 


क्र . 3962 - जनगणना- 2012.- राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1-2012- दो - ए( 3 ), दिनांक 16 फरवरी 
2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम , 1965 और 
सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत 
निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने, उसमें संशोधित करने, और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण 
करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं . ( 4 ) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं . ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार 

नामित 
किया जाता है : 


- 


अनुसूची 


क्र . 


पदनाम 


प्रशासनिक इकाई 

( 2 ) 


नियुक्त किया जाने वाला पदनाम 

( 4 ) 


प्रशासनिक क्षेत्र 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


لس 


जिला कलेक्टर 


कलेक्टर, उमरिया 


जिला रजिस्ट्रार 


संबंधित जिला 


2 


तहसील बॉधवगढ़ 


तहसीलदार , बॉधवगढ़ 


उप जिला रजिस्ट्रार 


तहसील बाँधवगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


3 


तहसील पाली 


तहसीलदार , पाली 


उप जिला रजिस्ट्रार 


तहसील पाली के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


173 


174 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


तहसील मानपुर 


तहसीलदार , मानपुर 


उप जिला रजिस्ट्रार 


तहसील मानपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


5 


तहसील चंदिया 


तहसीलदार , चंदिया 


उप जिला रजिस्ट्रार 


तहसील चंदिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


6 


नगरपालिका, उमरिया मुख्य नगरपालिका 

अधिकारी, उमरिया. 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, उमरिया . 


नगरपालिका, उमरिया के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


7 


नगरपालिका, चंदिया 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, चंदिया . 


नगरपालिका, चंदिया के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


अधिकारी, चंदिया . 


8 


नगरपालिका, पाली 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी, पाली. 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, पाली. 


नगरपालिका, चंदिया के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र, 


9 


नगरपालिका, 
नगर पंचायत , 
नौरोजाबाद. 


मुख्य नगरपालिका 

उप जिला रजिस्ट्रार , 
अधिकारी , नगर पंचायत नगरपालिका, नौरोजाबाद. 
नौरोजाबाद. 


नगरपालिका, नौरोजाबाद के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


10 


संबंधित ग्राम 


पटवारी 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


संबंधित गांव / जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का 


सम्पूर्ण क्षेत्र . 


11 


संबंधित वार्ड 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


संबंधित गांव / जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि का 


राजस्व निरीक्षक / 
स्वास्थ्य निरीक्षक / 
सफाई निरीक्षक / 


सम्पूर्ण क्षेत्र . 


सहायक राजस्व 


निरीक्षक / कर संग्राहक . 


उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) के आदेश क्र . एफ - 10-1 
2012 - दो - ए ( 3 ), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे. 


सुरेन्द्र उपाध्याय, जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव/ अति. सचिव 

एवं जिला रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर. ). 


कार्यालय, कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश 


सीधी , दिनांक 20 नवम्बर 2012 


क्र . 578 - जनगणना- 2012. - निदेशक जनगणना कार्यनिदेशालय मध्यप्रदेश, जनगणना भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक आई- 11011-43- 
2009 - एन.पी.आर. - डी.सी.ओ. -2409 , दिनांक 19 डी.सी.टी. 2012 के परिपालन में , राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . 


. 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012 


175 


एफ - 10-1-2012 - दो - ए( 3 ), दिनांक 16 फरवरी 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीयन और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली, 
2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने , उसमें संशोधन करने, और 
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं . ( 4 ) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. ( 5 ) में 
उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है : 

अनुसूची 


क्र . 


प्रशासनिक इकाई 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


नियुक्ति किए जाने वाला पदनाम 

( 4 ) 


प्रशासनिक क्षेत्र 

( 5 ) 


( 1 ) 


1 


तहसील 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील गोपदबनास . 


तहसील गोपदबनास के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र को छोड़कर. 


2 


तहसील 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 


तहसील चुरहट 

के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


तहसील चुरहट . 


W 


तहसील 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील रामपुर नैकिन . 


तहसील रामपुर नैकिन के अन्तर्गत पड़ने वाले 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


4 


तहसील 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील सिहावल . 


तहसील सिहावल के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( शहरी ग्रामीण) . 


5 


तहसील 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील मझौली. 


तहसील मझौली के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


6 


तहसील 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील कुसमी. 


तहसील कुसमी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण सहित . 


7 


नगरपालिका 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी. 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, सीधी. 


नगरपालिका, सीधी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र सीमा . 


नगरपालिका 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगर पंचायत , चुरहट . 


नगर पंचायत , चुरहट के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र सीमा. 


अधिकारी. 


9 


नगरपालिका 


मुख्य नगरपालिका 


नगर पंचायत, मझौली के अन्तर्गत पड़ने वाला 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत, मझौली. 


अधिकारी . 


सम्पूर्ण क्षेत्र. 


10 


नगरपालिका 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी. 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगर पंचायत , रामपुर नैकिन , 
सीधी. 


नगर पंचायत, रामपुर नैकिन के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. 


समस्त उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . 
एफ - 10-1-2012 - दो - ए( 3 ), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत आदेश जारी किये जाने की शक्तियां प्रदान की जाती है अतएव नियुक्ति आदेश के 
उपरांत पदांकित अधिकारियों की सूची जिला कार्यालय में तत्काल भिजवायें ताकि राजपत्र में प्रकाशन की कार्यवाही की जा सके . 


मसूद अख्तर, जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव , 

जिला रजिस्ट्रार एन.पी.आर. 


176 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012 


[ भाग 2 


कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला अशोकनगर , मध्यप्रदेश 


अशोकनगर, दिनांक 27 नवम्बर 2012 


क्र . 1239 - जनगणना-2012. राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1-2012 - दो - ए ( 3 ), दिनांक 16 फरवरी 
2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और 
सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत 
निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधित करने, और " राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य " का 
पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं . ( 4 ) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं . (5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार 
नामित किया जाता है : 


अनुसूची 


क्र . 


पदनाम 


प्रशासनिक क्षेत्र 


प्रशासनिक इकाई 

( 2 ) 


नियुक्त किया जाने वाला पदनाम 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


तहसील अशोकनगर 


तहसीलदार , अशोकनगर 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील अशोकनगर. 


तहसील अशोकनगर के अन्दर पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र छोड़कर ). 


तहसील मुंगावली 


तहसीलदार, मुंगावली 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील मुंगावली. 


तहसील मुंगावली के अन्दर पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र छोड़कर ). 


तहसील चंदेरी 


तहसीलदार , चंदेरी 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील चंदेरी. 


तहसील चंदेरी के अन्दर पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र छोड़कर ). 


तहसील ईसागढ़ 


तहसीलदार , ईसागढ़ 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील ईसागढ़. 


तहसील ईसागढ़ के अन्दर पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र छोड़कर ). 


तहसील शाढौरा 


तहसीलदार , शाढौरा 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील शाढौरा. 


तहसील शाढौरा के अन्दर पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र छोड़कर ) . 


2 


नगरपालिका, 
अशोकनगर. 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी . 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, अशोकनगर. 


नगरपालिका, अशोकनगर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 


नगरपालिका, चंदेरी 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी . 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील चंदेरी. 


नगरपालिका, अशोकनगर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


3 


नगर पंचायत , ईसागढ़ 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी . 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील ईसागढ़ .. 


नगर पंचायत , ईसागढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


नगर पंचायत, मुंगावली मुख्य नगरपालिका 

अधिकारी. 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील मुंगावली. 


नगर पंचायत , मुंगावली के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 


4 


संबंधित ग्राम 


पटवारी 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


संबंधित ग्राम/ जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि का 


सम्पूर्ण क्षेत्र. 


भाग 21 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012 


177 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


5 


संबंधित वार्ड 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


संबंधित ग्राम/ जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि का 


राजस्व निरीक्षक / 
स्वास्थ्य निरीक्षक / 
सफाई निरीक्षक 


सम्पूर्ण क्षेत्र . 


सहायक राजस्व 
निरीक्षक / कर संग्राहक . 


उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10 
1-2012 -- दो - ए( 3 ) , दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे. 


स्थान - अशोकनगर 


दिनांक 26 नवम्बर 2012. 


संकेत भोंडवे , जिलाध्यक्ष एवं जिला रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर ) 


Ashoknagar, the 27th November 2012 


No. 1241 - Census- 2012. — In exercise of the powers conferred vide GAD order No. F- 10-1-2012-2- A ( 3) dated 16th 
February 2012 published in Madhya Pradesh Gazette 17th February 2012 & under rules, 5 , 16 & 18 of the Citizenship 
Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003 , the following 
officers are appointed as the Registers for National Population Register with NPR disignations mentioned in col. (4 ) it 
take or aid in or supervise the NPR operations within the Administrative area specified against each of them in Col. 
No. ( 5 ) of Schedule: 


SCHEDULE 


SI. No. 


Designation 


To be appointed as 


Jurisdiction 


Administrative 

Unit 
( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


..- 


Tahsil Ashoknagar 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Ashoknagar. 


Entire Tahsil Ashoknagar (excluding 
urban areas ). 


Tahsil Shadora 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Shadora . 


Entire Tahsil Shadora (excluding 
urban areas ) . 


Tahsil Isagarh 


Tahsildar 


Sub -District Registrar , 
Tahsil Isagarh. 


Entire Tahsil Isagarh ( excluding 
urban areas ). 


Tahsil Mungaoli 


Tahsildar 


Sub -District Registrar , 
Tahsil Mungaoli . 


Entire Tahsil Mungaoli ( excluding 
urban areas ). 


Tahsil Chanderi 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Chanderi. 


Entire Tahsil Chanderi ( excluding 
urban areas ). 


2 


Municipality, 
Ashoknagar . 


Chief Municipal 
Officer. 


Sub -District Registrar, 
Municipality Ashoknagar. 


Entire urban area of Ashoknagar. 
Municipality . 


Municipality 
Chanderi. 


Chief Municipal 
Officer . 


Sub -District Registrar, 
Municipality Chanderi. 


Entire urban area of Chanderi 
Municipality . 


178 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


3 


Nagar Panchayat 
Isagarh. 


Chief Municipal 
Officer. 


Sub - District Registrar, 
Nagar Panchayat, Isagarh . 


Entire urban area of Isagarh 
Nagar Panchayat. 


Nagar Panchayat 
Mungaoli . 


ChiefMunicipal 
Officer . 


Sub -District Registrar , Entire urban area ofMungaoli. 
Nagar Panchayat, Mungaoli. Nagar Panchayat. 


4 


Patwari 


Local Registrar 


Respective 
Village ( s ). 


Entire area of respective Village / 
Censuse Town /Out Growth . 


5 


Respective 
Ward (s ). 


Revenue Inspector/ Local Registrar 
Health Inspector/ 
Sanitary Inspector/ 
Asstt . Revenue 
Inspector/ 
Tax Collector. 


Entire urban area in Respective 
wards of Statutory Towns 
(Municipality /Nagar Panchayat). 


The Sub- District Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt . order No. F 10-1-2012-2 
A ( 3 ), dated 16th February 2012 . 


Place : Ashoknagar. 
Date : 26th November 2012 


SANKET BHONDVE, Collector and District Registrar (NPR ). 


कार्यालय, कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, शिवपुरी , मध्यप्रदेश 


शिवपुरी , दिनांक 6 दिसम्बर 2012 


क्र . 4556-2012 - जन . -2011- डी.सी.ओ. - राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1-2012- दो - ए (3 ) , दिनांक 
16 फरवरी 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम , 
1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के 
अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने, और " राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य 
का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं . ( 4 ) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं . ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के 
अनुसार नामित किया जाता है : 

अनुसूची 


क्रम संख्या 

( 1 ) 


प्रशासनिक इकाई 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


नियुक्त किया जाने वाला पदनाम 

( 4 ) 


प्रशासनिक क्षेत्र 

( 5 ) 


1 


तहसील शिवपुरी 


तहसीलदार , शिवपुरी 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील शिवपुरी. 


तहसील शिवपुरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


2 


तहसील कोलारस 


तहसीलदार , कोलारस 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील कोलारस . 


तहसील कोलारस के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


3 


तहसील बदरवास 


तहसीलदार , बदरवास 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील बदरवास. 


तहसील बदरवास के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) . 


4 


तहसील पोहरी 


तहसीलदार , पोहरी 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील पोहरी. 


तहसील पोहरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012 


179 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


5 


तहसील करैरा 


तहसीलदार , करैरा 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील करैरा . 


तहसील करैरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


6 


तहसील नरवर 


तहसीलदार , नरवर 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील नरवर. 


तहसील नरवर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


7 


तहसील पिछोर 


तहसीलदार , पिछोर 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील पिछोर . 


तहसील पिछोर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


8 


तहसील खनियाधाना 


तहसीलदार , 
खनियाधाना. 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील खनियाधाना. 


तहसील खनियाधाना के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


9 


नगरपालिका, शिवपुरी मुख्य नगरपालिका उप जिला रजिस्ट्रार, 

अधिकारी, शिवपुरी . नगरपालिका, शिवपुरी. 


नगरपालिका, शिवपुरी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 


10 


नगर पंचायत, कोलारस मुख्य नगरपालिका 

अधिकारी , 

कोलारस . 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत , कोलारस. 


नगर पंचायत, कोलारस के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


11 


नगर पंचायत , बदरवास मुख्य 

नगरपालिका 
अधिकारी , बदरवास . 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत , बदरवास . 


नगर पंचायत, बदरवास के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


12 


नगर पंचायत , करैरा 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी, करैरा. 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत , करैरा. 


नगर पंचायत , करैरा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


13 


नगर पंचायत , नरवर 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत , नरवर. 


नगर पंचायत, नरवर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


अधिकारी , नरवर. 


14 


नगर पंचायत, पिछोर 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी, पिछोर. 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत , पिछोर. 


नगर पंचायत, पिछोर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


15 


नगर पंचायत , 
खनियाधाना. 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
अधिकारी , खनियाधाना. नगर पंचायत, खनियाधाना. 


नगर पंचायत, खनियाधाना के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


16 


संबंधित ग्राम 


पटवारी 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


संबंधित गांव/ जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि का 


सम्पूर्ण क्षेत्र. 


17 


संबंधित वार्ड 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


संबंधित गांव/ जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि का 


राजस्व निरीक्षक / 
स्वास्थ्य निरीक्षक/ 
सफाई निरीक्षक/ 


सम्पूर्ण क्षेत्र. 


सहायक राजस्व 
निरीक्षक / कर संग्राहक . 


उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . ए - 10 
1-2012 - दो - ए ( 3 ), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे. 


स्थान -शिवपुरी 
दिनांक 


क .. 


आर. के . जैन , जिलाध्यक्ष एवं उप सचिव/ अति . सचिव एवं जिला रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर ). 


180 


HEZUG 176143 , FGrich 21 fallet 2012 


[ TT 2 


Shivpuri, the 6th December 2012 


No. 4556-2012 -Census-2011 - D.C.O .--In exercise of the powers conferred vide GAD order No. F - 10-1-2012-2 - A 
(3 ) dated 16th February 2012 published in Madhya Pradesh Gazette , dated 17th February 2012 & under rules, 5 , 16 & 
18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 
2003, the following officers are appointed as the Registers for preparation of National Population Register with NPR 
designations mentioned in col. (4 ) it take or aid in or supervise the NPR operations within the Administrative area 
specified against each of them in col. No. (5 ) of the Schedule : 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Designation 


To be Appointed as 


Jurisdiction 


Administrative 

Unit 
(2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


porno 


Tahsil Shivpuri 


Tahsildar, Shivpuri 


Sub -District Registrar , 
Tahsil Shivpuri. 


Entire Tahsil Shivpuri ( excluding 
urban area ) . 


2 


Tahsil Kolaras 


Tahsildar, Kolaras 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Kolaras. 


Entire Tahsil Kolaras (excluding 
urban area ). 


3 


Tahsil Badarwas 


Tahsildar, Badarwas 


Sub - District Registrar , 
Tahsil Badarwas . 


Entire Tahsil Badarwas (excluding 
urban area ). 


4 . 


Tahsil Pohri 


Tahsildar , Pohri 


Sub - District Registrar , 
Tahsil Pohri. 


Entire Tahsil Pohri (excluding urban 
area ) . 


5 


Tahsil Karera 


Tahsildar, Karera 


Sub -District Registrar , 
Tahsil Karera . 


Entire Tahsil Karera (excluding 
urban area ) . 


6 


Tahsil Narwar 


Tahsildar, Narwar 


Sub -District Registrar , 
Tahsil Narwar . 


Entire Tahsil Narwar (excluding 
urban area ). 


7 


Tahsil Pichore 


Tahsildar , Pichore 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Pichore . 


Entire Tahsil Pichore (excluding 
urban area ). 


8 


Tahsil 
Khaniyadhana . 


Tahsildar, 
Khaniyadhana . 


Sub - District Registrar , 
Tahsil Khaniyadhana . 


Entire Tahsil Khaniyadhana 
(excluding urban area ). 


9 


Municipality , 
Shivpuri. 


Chief Municipal 
Officer , Shivpuri. 


Sub - District Registrar , 
Municipality Shivpuri. 


Entire urban area of Shivpuri 
Municipality . 


10 


Nagar Panchayat, 
Kolaras. 


Chief Municipal 
Officer , Kolaras . 


Sub - District Registrar , 
Nagar Panchayat, Kolaras. 


Entire urban area of Kolaras 
Nagar Panchayat. 


11 


Nagar Panchayat, 
Badarwas . 


Chief Municipal 
Officer , Badarwas . 


Sub -District Registrar , Entire urban area of Badarwas 
Nagar Panchayat, Badarwas. Nagar Panchayat. 


12 


Nagar Panchayat, 
Karera . 


Chief Municipal 
Officer , Karera . 


Sub -District Registrar , 
Nagar Panchayat, Karera . 


Entire urban area of Karera 
Nagar Panchayat. 


13 


Nagar Panchayat, 
Narwar . 


Chief Municipal 
Officer, Narwar, 


Sub -District Registrar, 
Nagar Panchayat, Narwar. 


Entire urban area of Narwar 
Nagar Panchayat. 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012 


181 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


14 


Nagar Panchayat, 
Pichore. 


Chief Municipal 
Officer, Pichore. 


Sub -District Registrar, 
Nagar Panchayat, Pichore . 


Entire urban area of Pichore 
Nagar Panchayat. 


15 


Nagar Panchayat, 
Khaniyadhana . 


Chief Municipal 
Officer, 
Khaniyadhana . 


Sub -District Registrar , 
Nagar Panchayat, 
Khaniyadhana. 


Entire urban area of Khaniyadhana 
Nagar Panchayat. 


16 


Patwari 


Local Registrar 


Respective 
Villages 


Entire area of respective Village / 
Census Town / Our Growth. 


17 


Local Registrar 


Respective 
Wards. 


Revenue Inspector / 
Health Inspector/ 
Sanitary Inspector/ 
Asstt . Revenue 
Inspector/ 
Tax Collector. 


Entire urban area in respective wards 
of Statutory Towns (Municipal 
Corporations/Municipalities/ 
Cantonment Board /Nagar Panchayat). 


The Sub -District Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt. order No. F 10-1-2012-2 
A ( 3 ), dated 16th February 2012 . 


Place : Shivpuri 
Date : 


R. K. JAIN , Collector & Dy. Secretary / 
Addl. Secretary and District Registrar (NPR ). 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला मुरैना एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 


मुरैना, दिनांक 12 दिसम्बर 2012 


क्र . 1432-18-2-2012. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 5 - क ( 1 ) तथा धारा 06 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्द्वारा, मुरैना जिले की मुरैना तहसील में नगरपालिका परिषद् , मुरैना के क्षेत्र से लगे हुए स्थानीय क्षेत्र 
को सम्मिलित करने के अपने अभिप्राय को प्रकट करता है और उक्त स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं नीचे अनुसूची में दिये गये रूप में निश्चित करता है. 


इनमें अन्तर्विष्ट किसी बात के संबंध में उक्त अनुसूची में निश्चित किये गये स्थानीय क्षेत्र के किसी वयस्क निवासी को किसी भी आपत्ति पर 
जो जिला मुरैना के कलेक्टर को इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो राज्य 
शासन द्वारा विचार किया जावेगा : 


अनुसूची-1 


मुरैना जिले की मुरैना तहसील की नगरपालिका मुरैना में सम्मिलित किये गये स्थानीय क्षेत्र का विवरण : 


स.क्र . 


जिला 


तहसील 


शामिल की जाने वाली 
ग्राम पंचायत 

( 4 ) 


ग्राम का नाम जो 
सम्मिलित किये जाने 

( 5 ) 


घोषित किया जाने 
वाला क्षेत्र ( हेक्टरों में ) 

( 6 ) 


क्षेत्र का विवरण 
तथा सीमायें 

( 7 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


मुरैना 


1. मुरैना 


1. जौरा खुर्द 


1. जौरा खुर्द 


659.280 


सम्पूर्ण भाग 


2 


2. लालौर 


2. लालौर 


732.021 


सम्पूर्ण भाग 


3 


___ 


3. मुंगावली 


3. मुंगावली 


910.226 


सम्पूर्ण भाग 


4 


4. जींगनी 


4. जींगनी 


1471.859 


सम्पूर्ण भाग 


182 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


5 


मुरैना 


1. मुरैना 


5. जगतपुर 


5. जगतपुर 


513.187 


सम्पूर्ण भाग 


6 


6. भौंडेरी 


6. भौंडेरी 


750.766 


सम्पूर्ण भाग 


7 


7. जेबरा खेडा 


7. जेबरा खेडा 


394.407 


8 


8. मुडिया खेरा 


8. मुडिया खेरा 


643.287 


सम्पूर्ण भाग 
सम्पूर्ण भाग 
सम्पूर्ण भाग 
सम्पूर्ण भाग 


9 


__ 


.... " 


9. मुरैना गांव 


9. मुरैना गांव 


1064.145 


10 


" _ 


10. छौदा 


10. छौंदा 


592.097 


11. शिकारपुर 


11 


11. बडोखर 


12. बडोखर 


390.980 


12 


- 


12. जौरी 


13. जौरी 


414.946 


सम्पूर्ण भाग 
सम्पूर्ण भाग 
सम्पूर्ण भाग 


13 


" _ 


13. अतरसुमा 


14. अतरसुमा 


335.675 


14 


_ . " 


14. इमलिया 


15. इमलिया 


384.058 


सम्पूर्ण भाग 


15 


15. गंजरामपुर 


16. गंजरामपुर 


1151.00 


सम्पूर्ण भाग 


16 


16. निवी 


17. निवी 


366.00 


सम्पूर्ण भाग 


17 


17. डोमपुरा 


18. डोमपुरा 


427.00 


सम्पूर्ण भाग 


18 


2. जौरा 


18. खनेता 


19. खनेता 


788.00 


19 


19. महाराजपुर 


20. महाराजपुर 


407.61 


सम्पूर्ण भाग 
सम्पूर्ण भाग 
सम्पूर्ण भाग 


20 


" 


__ 


20. सिलायथा 


21. सिलायथा 


696.85 


13093.394 


अनुसूची-2 


प्रस्तावित क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने पर नगरपालिका, मुरैना की चतुर सीमा 


: 


उत्तर दिशा में - क्वारी नदी 
पूर्वदिशा में - ग्राम, लालौर, इमलिया, जींगनी, जेबरा खेडा, जगतपुर , गंजरामपुर 
दक्षिण दिशा में - आसन नदी 
पश्चिम दिशा में ग्राम छौंदा, जौरा - जोरी, मुंगावली, महाराजपुर , खनेता, सिलायथा. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . डी . अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


मुरैना , दिनांक 12 दिसम्बर 2012 


क्र . 1432-18-2-2012.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.18-2 
2012, दिनांक 12 दिसम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . डी . अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


TT 2 ] 


FORTUG71 176793 , fanich 21 fahro 2012 


183 


Morena , the 12th December 2012 


No. 1432-18-2-2012 .--In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 1) of Section 5 k ( 1) & 
Section 6 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ), the State Government hereby siengnifies 
its intention to declare the villages comprised in Municipal Council, Morena in Morena Tehsil , District Morena to be 
Municipality and defines the limits of the said villages as given in the Schedule below . 


Any objection which may be received in writing by the Collector, District Morena from any adult inhabitant of the 
villages defined in the said Schedule in respect of anything herein contained within thirty days from the date ofpublication 
of this notification in the " Madhya Pradesh Gazette ” will be considered by the State Government : 


SCHEDULE- 1 


Limits the villages comprised in Morena Town in Morena Tehsil of Morena District. 


S. No. 


Ditt . 


Tehsil 


Limits of the area 


Names of the 

Panchayat 


Names of the 

villages 


Area to be 

declared 
( in Hectare) 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 7 ) 


1 


Morena 


1. Morena 


2 


3 


4 
5 
6 


- " . 


1. Jora Khurd 
2. Lalor 
3. Mungawali 
4. Jigni 
5. Jagatpur 
6. Bhondari 
7. Jabrakhera 
8. Mudia Khera 
9. Murenagaon 
10. Chhonda 


659.280 
732.021 
910.226 
1471.859 
513.187 
750.766 
394.407 
643.287 
1064.145 
592.097 


Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 


7 


- " 


8 


- " . 


9 


10 


_ " . 


1. Jora Khurd 
2. Lalor 
3. Mungawali 
4. Jigni 
5. Jagatpur 
6. Bhondari 
7. Jabrakhera 
8. Mudia Khera 
9. Murenagaon 
10. Chhonda 
11. Sikarpur 
12. Badokhar 
13. Jori 
14. Atarsuma 
15. Imliya 
16. Ganj Rampur 
17. Nibi 
18. Dompura 
19. Khaneta 
20. Maharajpur 
21. Silaytha 


11 


11 


11 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11. Badokhar 
12. Jori 
13. Atarsuma 
14. Imliya 
15. Ganj Rampur 
16. Nibi 
17. Dompura 
18. Khaneta 
19. Maharajpur 
20. Silaytha 


390.980 
414.946 
335.675 
384.058 
1151.00 
366.00 
427.00 
788.00 
407.61 

696.85 
13093.394 


Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 
Whole of the village 


11 


- " . 


10 


2. Joura 


11 


SCHEDULE - II 


Borders of Municipal; Area : 


North - Kuari River 
Eest- Village Lalor , Imliya , Jigni, Jabrakhera, Jagatpur Ganj Rampur. 
South - Assan River . 
West - Village Chhonda, Joura- Jouri, Munagawli, Maharajpur, Khaneta , Silaytha . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

D.D. AGRAWAL , Collector & Spl. Secy. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012 . 


